निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 773 ) पटना , वृहस्पतिवार , 4 जुलाई 2019 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


क्र० 


अधिसूचना 

__ 29 जून 2019 
सं० अ0सं0क0 - 01 - 17 / 2011 - 107 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान 
9300 - 34800 / - ग्रेड पे० - 5400 पुनरीक्षित वेतनमान 53100 - 167800 / - लेवल - 09 में राज्य सरकार द्वारा समय - समय 
पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्ति करते हुए 
स्तम्भ - 05 में अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
अभ्यर्थी का नाम 

गृह जिला 

| मेद्या पदस्थापित 

क्रमांक जिला का नाम 
2 
श्री कुमार स्वेतांक , रौल नं० - 130260 

पटना । 222 
पिता - श्री चन्द्रिका सिंह 
रोड नं0 - 9A, अशोक नगर, कंकड़बाग , 

पटना, पिन - 800020 
श्री चन्दन कुमार, रौल नं० - 245575 

जमुई 234 

नवादा 
पिता - श्री अजय कुमार सिंह , 
QNo. L4 / 41 बर्मा रोड, बर्मामाइन्स , 

___ जमशेदपुर, पिन - 831007 
श्री अभिनय कुमार, रौल नं० - 197396 

मुजफ्फरपुर | 243 

औरंगाबाद 
पिता - श्री ब्रजकिशोर सिंह , 
ग्राम - रोहुआ आपुछ , पो० - मुशहरी, 
जिला - मुजफ्फरपुर, पिन - 842002 


मधुबनी 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 जुलाई 2019 


नवनियुक्त अभ्यर्थियों का परीक्ष्यमान की अवधि योगदान की तिथि से दो वर्षों की होगी । 
अभ्यर्थियों को तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके संबंध में 
तथा उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / चरित्र प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में कोई 
प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा 
बिना किसी पूर्व सूचना के तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक 
कार्रवाई भी की जा सकेगी । 
सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेद्या 
क्रमांक के अनुरूप होगी । 
जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित शैक्षणिक / जाति / चरित्र 
प्रमाण - पत्र इत्यादि समर्पित / प्रस्तुत नहीं किया है वे योगदान के साथ उक्त वांछित प्रमाण - पत्र 
निश्चित रूप से समर्पित करेंगे । 
नवनियुक्त पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान 
संबंधित पदस्थापित जिला के जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे । 
सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या - 1919 दिनांक 18.01. 1976 के 
अनुपालन में दहेज ने लेने संबंधी घोषणा - पत्र अनिवार्य रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
___ मो0 एस0आई0 फैसल , 
विशेष सचिव - सह -निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 773-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


